निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015 


( सं० पटना 446 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि० ( औ0 ) - 17 - 04 / 2004 / 525 — श्री जितेन्द्र कुमार ( आई0 डी0 - 4700 ), तत्कालीन सहायक 
अभियंता , दादर के विरूद्ध पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, टिकारी के अधीन सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर पर 
पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 548 दिनांक 15.07.2008 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित 
आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई : 

पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि० दू0 136 से 145 के बीच एवं वि० दू0 186 से 209 के बीच वर्ष 
1999 - 2000 में लिए गए प्री - लेवल के आधार पर नवम्बर, 2003 में प्राक्कलन तैयार कर इसकी स्वीकृति ली गई । इसी 
आधार पर वर्ष 2004 में कार्यकराया गया । अतएव गलत प्राक्कलन के लिए आप दोषी पाये गये हैं । 

उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोप को अंशतः 
प्रमाणित पाया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई । सम्यक 
समीक्षोपरान्त श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, दादर के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया । 
अप्रमाणित आरोप के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार ( आई0 डी0 - 4700 ), तत्कालीन सहायक अभियंता, दादर को दोष 
मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार ( आई0 डी0 - 4700 ), तत्कालीन सहायक अभियंता, दादर को दोष 
मुक्त करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 446 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


